. 


chufet de 4 -( $ ) -72 


LS 


REGISTERED NO . B- ) 


L1 


ht 


ht 


URAT U5145 Twin.cz 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

HIT II _ 3 _- 4ary (1) 
PART 11 – Section 3– Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 356 ] 
No . 356] 


Tip for ut , 1901 ,HART 7, 1977 /4 16, 1899 
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1977/KARTIKA 16, 1899 


इस भाग में भन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे किया अलग संकलन के रूम में रखा जा सके । 
Separate paglog is given to this part In order that it may be filed 

as a separate compilation 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th November 1977 
G . S . R 685 ( E ) In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
3 of the Khadi and Village Industries Commission Act , 1956 (61 of 1956 ) , the Central 
Government hereby declares the manufacture of Fire Works, Agarbatties, Lime 
Stone , Lime- Shell and other Lime products to be a village industry to which the 
said Act applies and consequently amends the Schedule to the said Act as follow , 
namely , 
(1) In the said Schedule , for serial No 2, the following shall be substituted, 

namely — 

" Cottage Match Industry , Manufacture of Fireworks and Agarbatties" 
( 1 ) In the said Schedule for serial No. 12 the following shall be substituted 

namely – 
" Lime Stone , Lime Shell and other Lime products Industry " . 

[No. F . 11 (2 ) / 72-KVI (I) ] 
B . R . R . IYENGER , Jt. Serv 


(2147 ) 


2148 _ 


2148 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


HE GA 


PART II — Sec . 3 (1) 


उयोग मत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 नवम्बर , 1977 
सा० का नि0 685 ( ). — केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम , 
1956 (1956 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मातिशबाजी , अगरबत्ती, चूना - पत्थर, लाईम शैल और अन्य चूना - उत्पादों को , ग्रामोद्योग घोषित 
करती है जिसको उक्त अधिनियम लागू होता है और परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की अनुसूची 
में निम्न संशोधन करती है, अर्थात्: - 

(i ) उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, पर्यात् : 

"कुटीर माचिस उद्योग , मातिशबाजी और अगरबत्तियों का विनिर्माण " ; 
( ii ) उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, पर्यात : 
" चूना- पत्थर, लाईम शैल और अन्य चूना -उत्पादों का उद्योग " । 

[सं०फा० 11 ( 2)/ 72 -के०वी०पाई० (1)] 
बी० पार० प्रार० भाग्यंगर , संयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मंद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


